रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D . L . - 33004 /99 


- 


- - 


SSINVALU 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PARTII - Section 3 - Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , मई 19 , 2005 / वैशाख 29, 1927 
NEW DELHI , THURSDAY , MAY 19, 2005/VAISAKHA 29, 1927 


सं . 216 ] 
No. 216 ] 


- 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
___ अधिसूचना 

नई दिल्ली, 19 मई , 2005 
सं. 27 / 2005 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


सा . का .नि . 325 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार , अतिरिक्त उत्पाद शुल्क , ( विशेष महत्व का माल ) अधिनियम, 1957 (1957 का 
58 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ( टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तुएं) अधिनियम , 1978 
(1978 का 40 ) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1) की 
धारा 5क की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में 
आवश्यक है , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 50/ 2003 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , 
तारीख 10 जून , 2003 में , जो भारत के राजपत्र में सा0का0नि0 सं0 472 ( अ ) तारीख 10 जून , 2003 द्वारा प्रकाशित की 
गई थी निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्: 

उक्त अधिसूचना में , 
(I ) उदेशिका में शब्दों और अंकों “ उपाबंध II " के स्थान पर शब्द और अंक “ उपाबंध II और उपाबंध II " 
प्रतिस्थापित किए जायेंगे । 


( II ) पैराग्राफ 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः 
" 2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट केवल निम्नलिखित प्रकार की इकाईयों को लागू होगी । 
( क ) उपाबंध II और उपाबंध III में स्थापित ऐसी नई औद्योगिक इकाईयां ; जिन्होंने अपना वाणिज्यिक 

उत्पादन 7 जनवरी, 2003 को या उसके पश्चात आरंभ किया है, किन्तु 31 मार्च, 2007 के पश्चात 
नहीं; 


( ख) 7 जनवरी, 2003 से पहले उपाबंध II में विद्यमान ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिन्होंने 7 जनवरी , 

2003 को या उसके पश्चात पच्चीस प्रतिशत से अधिक की स्थापित क्षमता में वृद्धि के रूप में सारवान 
विस्तार किया है किन्तु 31 मार्च, 2007 तक ऐसी विस्तारित क्षमता से वाणिज्यक उत्पादन आरंभ कर 
दिया है । " 


(III ) उपाबंध II में , शीर्ष " 1 . उत्तरांचल राज्य ” के अंतर्गत, 
( 1) उपशीर्ष “ ( 1) जिला- अल्मोडा " में , वर्गीकरण ( क ) में , सारणी में , क्रम सं0 2 के सामने, स्तंभ (4 ). में , 

प्रविष्टियों "799 /775 , 660 और 661 ” का लोप किया जायेगा; 


1552 GI/ 2005 


(1 ) 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II - SEC . 3(i) 


man 


- 


- 


( 2) उपशीर्ष “ (4) जिला - देहरादून " में , 

(i) वर्गीकरण ( क ) में, सारणी में 
( क ) क्रम सं0 1 के सामने, स्तंभ ( 4) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां " 501 से 510, 556 से 

558 , 564 से 576, 648 से 665 , 667 से 830 ” प्रतिस्थापित की जायेगी; . 
( ख ) क्रम सं0 2 में , स्तंभ ( 2) से ( 5) तक की प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा ; 

क्रम सं0 3 के सामने, स्तंभ ( 4) में , विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “ 448 क ” प्रतिस्थापित की 

जायेगी; 
( घ) क्रम सं0 6 के सामने, स्तंभ ( 4 ) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां " 77 , 78 क , 76ख " 

प्रतिस्थापित की जायेगी; 

क्रम सं0 11, 
( अ) स्तंभ ( 2) में ,विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां " सैलाकुई गांव , सैट्रल होप टाऊन और 

कैंप रोड ” प्रतिस्थापित की जायेगी ; 
( आ ) स्तंभ ( 4) में , प्रविष्टियां “ 235 से 259 , 270 /131 मी ", के स्थान पर , प्रविष्टियां . “ 235 से 243 , 

245, 248 से 256 , 258, 259 " प्रतिस्थापित की जायेगी ; 
( च) क्रम सं0 12 के सामने, स्तंभ ( 4) में , प्रविष्टियां “ 1033 से 1051, 990 से 1002 " , के स्थान पर 

प्रविष्टियां " 1033 से 1047 , 1049 से 1051, 990 से 995 , और 997 से 1002 " प्रतिस्थापित की जायेगी ; 
(ii ) वर्गीकरण ( ख) में , सारणी में , 
( क ) क्रम सं0 1 के सामने, स्तंभ (4 ) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियों खसरा सं0 “ 1185 बी , 

1184 ए , 1184 बी , 1207 ए, 1208 और 1208 बी " का लोप किया जायेगा 
( ख) क्रम सं0 3, 4 और 5 के सामने , स्तंभ (2 ) से ( 5 ) तक की प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा ; 
( ग ) क्रम सं0 6 और 7 के सामने , स्तंभ (5 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः प्रविष्टि “ ऋषिकेश " 
- प्रतिस्थापित की जायेगी ; 
( घ) क्रम सं0 8 के सामने, स्तंभ (5 ) में , विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “ विकासनगर " 

प्रतिस्थापित की जायेगी; । 
( iii ) वर्गीकरण (ग) में , सारणी में , 
( क ) क्रम सं0 10 से 21 के सामने, स्तंभ ( 5 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः प्रविष्टि 

“ देहरादून सदर ” प्रतिस्थापित की जायेगी ; 
( ख) क्रम सं0 22 से 23 के सामने, स्तंभ ( 5) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः प्रविष्टि 

“ चकराता ” प्रतिस्थापित की जायेगी ; 
( ग) क्रम सं0 24 से 42 के सामने, स्तंभ (5 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर , क्रमशः प्रविष्टि 

“ विकास नगर ” प्रतिस्थापित की जायेगी; 
( घ ) क्रम सं0 43, स्तंभ ( 2 ) से (5 ) तक की प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा; 
(ड) क्रम सं0 44 से 53 के सामने, स्तंभ (5) में ,विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः प्रविष्टि 

“ विकासनगर " प्रतिस्थापित की जायेगी; 
( iv ) वर्गीकरण ( घ), सारणो में , 
( क ) क्रम सं0 1 से 14 के सामने, स्तंभ (5 ) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः प्रविष्टि 

“ देहरादून सदर ” प्रतिस्थापित की जायेगी ; 
( ख) क्रम सं0 15 के सामने , स्तंभ (5) में , विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर , प्रविष्टि “ विकासनगर " 

प्रतिस्थापित की जायेगी ; 
(ग) क्रम सं0 16 के सामने, 

( अ) स्तंभ (4 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों "2493, 3111 बी, 3242 ए, 3243 आरएच, 3244 आरएच " का 
लोप किया जायेगा; 
( आ) स्तंभ (5) में , विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “ विकासनगर ” प्रतिस्थापित की जायेगी; 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


( घ) क्रम सं0 17 से 20 के सामने, स्तंभ (5) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर , क्रमशः प्रविष्टि 

“ विकासनगर " प्रतिस्थापित की जायेगी; 


(3 ) उपशीर्ष "(5 ) जिला- हरिद्वार " में , 

( i ) वर्गीकरण ( क ) में , सारणी में , 
( क) क्रम सं0 1 के सामने , स्तंभ (3) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टि “ जमालपुर " के स्थान 

प्रविष्टि “ जमालपुर खुर्द ” प्रतिस्थापित की जायेंगी; 
( ख) क्रम सं0 6 के सामने, स्तंभ (4 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर , प्रविष्टियां “1 से 151 , 295 से 

308 , 312 से 349, 362, 364 से 370, 386 से 394 , 401 से 403, 406 , 419 से 423, 425, 431 , 432 , 

436 से 458, 460 से 485 , 488 , 507, 511, 594 , 609 " प्रतिस्थापित की जायेंगी ; 
( ग ) क्रम सं0 10 के सामने , स्तंभ ( 4 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां "3 , 4, 6, 8 , 18 से 

102, 104 से 107 , 111, 112, 115 , 116 , 119 , 120 , 123, 125 , 126 , 131 से 146 , 148 से 159 , 162 
से 346, 351 से 352 , 356 से 362 , 364 से 378 , 394 , 599 से 602 , 604, 605, 607 , 610, 615, 
638, 654 से 671, 673 से 675, 679, 680 , 683 से 689, 691 से 746 , 748 से 789 , 791से 801 , 
808 से 812, 841 , 843, 855 से 861, 892, 926, 932 , 933, 937 से 940 , 947, 956, 957, 972, 979, 
986 , 1000 से 1011 , 1015 ” प्रतिस्थापित की जायेंगी ; 


ong 


(ii ) वर्गीकरण ( ख) में , सारणी में , 
( क ) क्रम सं0 4 के सामने, स्तंभ ( 4 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां " 813, 815, 818 से 

822, 824 से 830 , 832, 834 से 840, 843 से 852, 855 से 862, 864, 866, 869 , 870, 872, 873, 

1092 ” प्रतिस्थापित की जायेंगी ; 
( ख ) क्रम सं0 10 के सामने, स्तंभ ( 4) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां "3, 4, 6, 

8 , 18 से 102 , 104 से 107 , 111, 112 , 115, 116 , 119, 120 , 123 , 125, 126, 131से 146, 148से159 , 
162से 346 , 351से 352, 356से 362 , 364 से 378, 394, 599 से 602 , 604, 605, 607 , 610, 615, 638 , 
654 से 671 , 673 से 675, 679 , 680 , 683से 689 , 691से 746 , 748से 789, 791 से 801 , 808 से 812, 
841, 843, 855 से 861, 892 , 926 , 932, 933, 937से 940 , 947, 956, 957, 972 , 979, 986 , 1000 से 
1011, 1015 ” प्रतिस्थापित की जायेंगी ; 


(ii ) वर्गीकरण (ग ) में , शीर्ष के स्थान पर, शीर्ष “ ऐसी संपदा में विद्यमान औद्योगिक गतिविधि जो औद्योगिक 

संपदा नहीं है " प्रतिस्थापित किया जायेगा; 


( 4) उपशीर्ष “ ( 6)जिला- नैनीताल " में , वर्गीकरण ( क) में , सारणी में , 

( क ) क्रम सं0 2 के सामने, स्तंभ ( 4) में , प्रविष्टियों " 1110 से 1152 , 581 और 347", के स्थान पर प्रविष्टियां 

“ 1110 से 1136, 1138 से 1142 , 1144, 1145 , 1147 से 1152 ” प्रतिस्थापित की जायेंगी; 
( ख) क्रम सं0 3 के सामने, स्तंभ ( 5 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर , प्रविष्टि “ नैनीताल " प्रतिस्थापित की 

जायेगी; 


( 5 ) 


- 


( 5 ) उपशीर्ष “ ( 7) जिला-पिथोरागढ़ " में , वर्गीकरण ( क ) में , सारणी में , क्रम सं0 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के 

स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः 
(1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
“ 1 औद्योगिक क्षेत्र . विन , कसानी खतौनी सं07 

पिथोरागढ़ 
पिथोरागढ़ 
औद्योगिक क्षेत्र , मुनस्यारी घोरपट्टा खतौनी सं0 1570 , 1571, 1573 से 1579, मुनस्यारी " 

1581 से 1583, 1591 से 1594 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(i)] 


( 6 ) उपशीर्ष “ ( 8 ) जिला- पौड़ी गढवाल " में , 
( i) वर्गीकरण ( क ) में, सारणी में 
( क ) क्रम सं0 4 के सामने, स्तंभ ( 4 ) में , प्रविष्टियों " 16 से 19 " के स्थान पर प्रविष्टियां " 16, 17 , 19 " 

प्रतिस्थापित की जायेगी; 
( ख ) क्रम सं0 5 के सामने , स्तंभ ( 4 ) में , प्रविष्टियों “ 26 , 54ए और 54बी ” का लोप किया जायेगा; 


(ii ) वर्गीकरण ( घ) में , सारणी में , क्रम सं0 1 के सामने, स्तंभ ( 4) में , प्रविष्टियों "51, 49 और 42 ” का लोप 

किया जायेगा ; 


( 7) उपशीर्ष “ ( 11) जिला - ऊधमसिंह नगर " में, 


( i ) वर्गीकरण ( क ) में , सारणी में , स्तंभ ( 3) और ( 4 ) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः प्रविष्टियां 

“ संदखेरा काशीपुर ” और “17/1, 18 / 2, 18/4 , 31/1 , 31/ 2, 13 / 1, 13 /2 , 20, 21, 28, 37 से 39 , 42 " 

प्रतिस्थापित की जायेंगी ; 
(ii ) वर्गीकरण ( ख) में , सारणी में 

( क ) क्रम सं0 1 के सामने, स्तंभ ( 4 ) में , प्रविष्टियों “ 3, 5 से 11, 13 , 15, 18, 19 " का लोप किया जायेगा ; 
( ख ) क्रम सं0 2 के सामने, स्तंभ ( 4) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर , प्रविष्टियां “ 1 , 4 से 22, 23 ए , 24, 

26 , 29 ए, 31, 32 ए, 33 बी , 35 ए , 16/1 , 38 से 40, 13 बी , 25 से 28, 29 बी , 30 बी , 35 बी , 34, 36, 3 बी ” 

प्रतिस्थापित की जायेंगी; 
( ग) क्रम सं0 3 के सामने, स्तंभ (4 ) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर , प्रविष्टियां “1से 4, 5 ए, 10 ए, 15 ” 

प्रतिस्थापित की जायेंगी; 
( ध) क्रम सं0 4 के सामने, स्तंभ (4 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, प्रविष्टि " 2 " प्रतिस्थापित की 

जायेगी; 
( ड) क्रम सं0 15 के सामने, स्तंभ ( 4 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर , प्रविष्टियां “7 , 8 एमआई, 9 , 

11 , 22 एमआई, 26, 30 , 58 एमआई, 59 एमआई, 3 से 30, 54 से 59, 61 से 64 , 161 से 163, 165, 

143 से 150 , 169 से 176, 186 ” प्रतिस्थापित की जायेंगी ; 
( च) क्रम सं0 17 के सामने, स्तंभ ( 4 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टियां “ 210, 214, 217 " 

प्रतिस्थापित की जायेंगी; 
( छ ) क्रम सं0 18 और 19 के सामने, स्तंभ ( 2) से ( 5 ) तक की प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा; 
( iii ) वर्गीकरण (ग ) में , 
( क ) शीर्ष के स्थान पर , शीर्ष “ ऐसी संपदा में विद्यमान औद्योगिक गतिविधि जो औद्योगिक संपदा नहीं हैं " 

प्रतिस्थापित किया जायेगा ; 
( ख ) सारणी में , 
( i ) क्रम सं0 13 के सामने , स्तंभ (4 ) में , प्रविष्टियों “ 12 , 13 एमआई " का लोप किया जायेगा; 
( ii ) क्रम सं0 14 के सामने , स्तंभ ( 4 ) में , प्रविष्टियों “ 2 ब, 26 बी , 170 , 15/ 1, 116 " का लोप किया 

जायेगा; 


[ भाग 


- खण्ड 3 (6) ] 


- भारत का राजपत्र : असाधारण 


(IV) उपाबंध II के पश्चात, निम्नलिखित अंतः स्थापित किया जायेगा, अर्थात: 


" उपाबंध-II 


(1 ) जिला- हरिद्वार 


खसरा नं0 


औद्योगिक संपदा/ क्षेत्र 

का नाम 


औद्योगिक 
संपदा / क्षेत्र में आने 

वाले गांव 


तहसील का 

नाम 


क्रम 


। 


हरिद्वार 


रावली महदद | 1, 2, 5 , 7 , 9 से 17, 103 , 108 से 110 , 113, 114, 117 , 118, 

121, 122 , 124, 127 से 130 , 147 , 160, 161 , 347 से 350 , 
353 से 355, 363 , 379 से 393, 395 से 400 , 672, 676 से 

678 , 681 , 682 , 690 , 747, 790 , 802 से 807 
ज्वालापुर | 2, 4 , 6 , 8 से 10 , 14, 17 , 18, 20 , 21 , 23 , 25 , 57, 58 , 60 , | 

64, 66 


- 


- 


- 


- 


( 2 ) 
आई. आई. ई, 
बहल , हरिद्वार 
एन्सीलरी इस्टेट 

आई. आई. ई, 
बहल , हरिद्वार 
एन्सीलरी इस्टेट 

आई. आई. ई, 
बहल , हरिद्वार 
एन्सीलरी इस्टेट 


- 


हरिद्वार 


3 . 


अहमदपुर कड़च | 1016, 1025 , 1028 , 1030 , 1056 , 1057 , 1059, 1070 , 

1071 , 1083 , 1113 


हरिद्वार 


मायापुरी 


2 /1 से 30 , 68/ 1 


हरिद्वार 


- - 


रावली महदूद 


हरिद्वार 


आई. आई. ई , 
बहल , हरिद्वार 
एन्सीलरी इस्टेट 

आई. आई. ई . 
बहल , हरिद्वार 
एन्सीलरी इस्टेट 

आई. आई. ई , 
बहल , हरिद्वार 
एन्सीलरी इस्टेट 


593 से 599, 600 म , 607/2 म , 608 , 882 म, 888 म , 
| 890/2 म , 891 म, 893 से 903, 903 म 


जमालपुर खुर्द 


हरिद्वार 


68 से 115 , 116 म , 118 म 122 म , 124 म से 130 म , 137 म |। 
से 160 म , 183 म , 184 म , 187 म से 188 म , 190 म , 191 
म , 193 म से 197 म , 199 म से 290 म , 292 म से 313 म , 
| 315 म से 320 म , 322 म से 342 म । 


बंताखेडी 


6 से 12, 91 से 94, 96 से 114 


रूड़की 


औद्योगिक क्षेत्र 
बंताखेडी 


( 2) जिला -ऊधमसिंह नगर 


क्रम 


औद्योगिक | 
संपदा / क्षेत्र का 

नाम 

( 2) 
आई . आई. ई. | 
पंतनगर 


( A ) 


( 5 ) 


( 1) 
1 


औद्योगिक 

खसरा नं० 

तहसील का 
संपदा/ क्षेत्र में आने 

नाम 
वाले गांव 

( 3 ) 
कल्याणपुर | 126, 135, 136, 138 से 141, 151 से 160 , 164 , 167, | किच्छा 

| 187 , 189 , 261 से 263 , 265 से 269 , 273 से 276, 278 से 

289, 291, 293, 294, 296 से 313, 315 से 318, 337 से 
341, 372 से 428 , 


1552 GL / 05 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II - SEC . 3( ) ] 


2 . . 


DEM 


- 


। 


आई. आई. ई , जगतपुर . 109 से 112, 116 . 

किच्छा 
पंतनगर 
आई. आई. ई, | शिमला बहादुर / 1, 3, 5 , 7 , 9 , 11 , 13 , 15, 17 , 19 , 20 , 22 , 24, 25 | किच्छा 
___ पंतनगर 
आई. आई. ई, फूलबाग 41, 49 से 54, 205 से 209 , 211 से 213, 215, 216 किच्छा 

पंतनगर 
| औद्योगिक संपदा लालरपट्टी | 36 , 39, 45, 79 , 94 , 122, 127 से 130 , 132 , 138, 142, 145, सितारगंज 
संपुनानंद जेल कैंप 

147 , 149, 157, 159 , 160 , 163, 167 से 169 , 172 , 173 
( आई. आई. ई, 
सितारगंज ) 

औद्योगिक मेरावहरना 37, 30 / 1 , 23 ए, 32 वी ( ब) , 16, 23 बी , 33, 32 ए सितारगंज 
संपदा संपुनानंद 
जेल कैंप ( 
आई. आई. ई 
औद्योगिक उकरोली 7 से 9 , 9/ 1, 9/ 2, 11 

सितारगंज 
संपदा संपूनानंद 
जेल कैंप ( 
आई. आई. ई 

औद्योगिक हेमपुर इस्माइल | 27, 27 एमआई, 28 एमआई, 48 एमआई, 49 एमआई, 30 काशीपुर 
संपदा नारायण शिवलालपुर दल्लू, । एमआई, 34 एमआई 
नगर 

कुंदेसवाड़ा 


(3 ) जिला- देहरादून 


खसरा नं० 


क्रम , औद्योगिक औद्योगिक 

संपदा/ क्षेत्र का | संपदा/ क्षेत्र में आने 
नाम 

वाले गांव 


तहसील का 

नाम 


( 3 ) 


( 4 ) 


पटेल नगर 


दोहरनखस 


646, 1148 से 1169, 1183 to 1187 , 1189 से 1203 , 1206 , 1 
1207, 1210 से 1216 , 1192 , 1196 , 1197 , 433 
| 446 ग, 447 क, 447 ख,,447 ग , 449 अं 


( 5 ) 
देहरादून 
सदर 
देहरादून 
सदर 


आई टी पार्क 
दोहरनखास 


गुजरदा 
मानसिंहवाला 


आई टी पार्क 
दोहरनखास 


दोहरनखास 79 , 80 एमआई, 81 , 82, 83 एमआई, 84 एमआई, 148 एमआई, | देहरादून 

149 एमआई, 150 , 151, 152 एमआई, 153 एमआई, 154 एमआई , सदर 
155 एमआई, 156 से 158 , 159 एमआई, 160 , 161 एमआई, 163 

एमआई, 164 से 173 
डंडानूरीवाला । 7 खा 

देहरादून 

सदर 
डंडा दोहरन | 23 , 29, 30 ख , 37 ख , 200 क , 200 ख 

देहरादून 

सदर 
सैंट्रल हॉप 309 , 310, 311, 312, 313, 316, 300 to 305, 307, 322 /1 से देहरादून 
टाऊन | 322/ 3, 298 एमआई , 262 एमआई, 122 एमआई, 128, 208, 232 सदर/विकाश 


- 


- 


- 


आई टी पार्क । 
दोहरनखास 
आई टी पार्क 
दोहरनखास 

सेलाकुई 


- 


- 


- 


- 


[ भाग 


- खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


. . ... . . .......... . .. 


.. . . . 


नगर 


से 234, 264, 270/1391, 274/1397, 283 /1401 , 293/1402, | 

270 / 1391 एमआई 
सैंट्रल हॉप टाऊन | 1034 म , 1/1/3 म , 1/ 1/ म, 959 , 960, 1007, 1020, 1032 , 

1053 , 1056 एमआई , 323 / 4, 323/3 , 323 एमआई, 322 


सेलाकुई ( कैंप 

रोड ) 


देहरादून 
सदर 


- 


लाल तप्पर 


देहरादून 
सदर 


क 


9. 


औद्योगिक 
| क्षेत्र मोहबेवाला 


मजरी ग्रांट 3928 से 3936 , 3938 से 3945, 3958 से 3960, 3972 से | 

3974, 3914 से 3916 , 3839 क, 3864, 3865 , 3862, 3871 
से 3874, 3879 से 3885, 3849, 3844, 3832, 3828, 3829, 
3831 , 3982, 3982 क , 3982 ख , 3983, 3975 , 3988 , 
4003 , 4005 , 4008 , 4051 , 3984 , 3833, 3834 क , 3985 , 

3986 
माहबेवाला चंद्र | माहबेवाला : 1 से 147, 149 से 177, 179 से 180, 188 घ , 199 
बदानी खालसा से 203 , 296 घ 
आरकेडिया ग्रांट 

चंद्रबानी खालसा: 70 , 102 , 115 से 127, 129, 131 से 133, 
135 से 155 से 156 , 156 से 193 

आरकेडिया ग्रांट : 2330/1, 2330/ 2, 2343, 2344 , 2346, 
2352 , 2353 एमआई जेडए, 2354 से 2361 च जेडए , 2362 
से 2365 , 2366 एमआई , 2367 


देहरादून 
सदर 


( 4) जिला- अल्मोडा 


क्रम 
सं 


तहसील का 

नाम 


| 


(1 ) 


औद्योगिक । औद्योगिक 

खसरा नं० 
संपदा/ क्षेत्र का नाम संपदा क्षेत्र में आने । 

वाले गांव 
( 2) 

( 3) 
स्यालीधार 

स्यालीधार । | 656 , 662 , 663 , 664, 799/975 

अढेली तिवारी 
पतालदेवी 

पतालदेवी | 2827 
( पांडेखोला) 


अल्मोडा 


2. 


अल्मोडा 


( 5 ) जिला- नैनीताल 


खसरा नं० 


क्रम 
सं 


औद्योगिक । 
संपदा/ क्षेत्र का नाम 


तहसील का 

नाम 


औद्योगिक 
संपदा / क्षेत्र में 
आने वाले गांव 

( 3 ) . 
आनू 


| (1 ) | 


( 2 ) 
. औद्योगिक 


( 5) . 
नैनीताल 


1224, 966 म , 968 म , 581/ 1347 . . . 


क्षेत्र 


यूपीएसआइडीसी 
, भीमताल 


- 


PART II - SEC. 3 (1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( 6 ) पिथोसगढ़ 


. . 


खसरा नं० 


क्रम 
सं 


तहसील का 

नाम 


औद्योगिक औद्योगिक 
संपदा / क्षेत्र का नाम संपदा/ क्षेत्र में आने 

वाले गांव 


1. 


घोरपट्टा . 


| खतौनी सं0 . 1567 


मुनसारी 


औद्योगिक 
| क्षेत्र मुनसारी 


- 


- 


(7) जिला- पौड़ी गढवाल 


खसरा नं० 


तहसील का 

नाम 


( 5) 
कोटद्वार 


18 / 1 


क्रम 

औद्योगिक । औद्योगिक 
संपदा/ क्षेत्र का संपदा/ क्षेत्र में आने 

नाम वाले गांव 
( 2) 

सरकारी | बलभद्रपुर 
औद्योगिक क्षेत्र 

बलभद्रपुर 
2 . | औद्योगिक क्षेत्र | जशोधारपुर 

यूपीएसआईडीसी 

जशोधारपुर 


- 


- 


| 


39, 40 , 43/ 208 , 53, 54 क , 54 ख , 60 क , 61 , 62 


कोटद्वार 


[ फा . सं. 354/ 122 /2002 -टीआरयू ] 

वि .शिवसुब्रमणियन , उप - सचिव 


. 


टिप्पण : - अधिसूचना सं . 50 / 2003 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 10 जून, 2003 भारत के राजपत्र में सा0का0नि0 सं0 472 

( अ ) तारीख 10 जून , 2003 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम बार अधिसूचना सं. 27 / 2004 - केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क तारीख 9 जुलाई , 2004 [ सा . का . नि . 418 ( अ ) तारीख, 9 जुलाई, 2004 ] द्वारा संशोधन किया गया था । 


14T11- 0 s 3( 1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 


NOTIFICATION 


New Delhi,the 19th May , 2005 
No. 27/ 2005-CENTRAL EXCISE 


G .S. R . 325 ( E ).- In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 5A of the Central Excise 
Act, 1944 ( 1 of 1944 ) read with sub -section ( 3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special 
Importance ) Act, 1957 (58 of 1957) and sub - section (3 ) of section 3 of the Additional Duties of Excise ( Textiles and 
Textile Articles ) Act, 1978 (40 of 1978 ), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public 
interest so to do , hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in 
the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No. 50 /2003 -Central Excise , dated the 10 " June , 2003, which was 
published in the Gazette of India , Extraordinary vide number G .S .R . 472 (E ), dated the 10th June, 2003 , namely : 


In the said notification , 
(1 ) in the preamble , for the word and figure “ Annexure -II” , the words and figures “ Annexure - II and Annexure- III ” 

shall be substituted . 
(2 ) for paragraph 2 , the following shall be substituted , namely : 


" 2 . The exemption contained in this notification shall apply only to the following kinds of units , namely : 
(a ) new industrial units set up in areas mentioned in Annexure -II and Annexure - III , which have 

commenced commercial production on or after the 7th day of January , 2003, but not later than the 31st 

day of March , 2007 ; 
(b ) industrial units existing before the 7th day of January, 2003 in areas mentioned in Annexure- II , but 

which have undertaken substantial expansion by way of increase in installed capacity by not less than 
twenty - five per cent. on or after the 7th day of January , 2003, but have commenced commercial 
production from such expanded capacity , not later than the 31st day of March , 2007." . 


(3 ) in the ANNEXURE II, under heading “ 1 . STATE OF UTTRANCHAL ” , 


( A ) in sub -heading “ ( 1 ) DISTRICT - ALMORA ” , in Category ( A ), in the Table , against S. No.2 , in column (4 ), 

entries “ 799 /775, 660 and 661" shall be omitted ; 


(B ) in sub -heading “ ( 4 ) DISTRICT - DEHRADUN ” , 
(i) in Category (A ), in the Table 
(a ) against S .No. 1, in column (4 ), for the existing entries, the entries " 501 to 510 , 556 to 558 , 564 to 576 , 

648 to 665, 667 to 830 ” shall be substituted ; 
( b ) against S .No. 2 , the entries in column ( 2 ) to (5 ) shall be omitted ; 
(c ) against S .No. 3 , in column ( 4 ), for the existing entry , the entry " 448 Ka” shall be substituted ; 
( d ) against S .No.6 , in column (4 ), for the existing entries , the entries “ 77, 78 Ka , 76 Kha” shall be 

substituted ; 
(e ) against S .No. 11 , 
(i) in column (3), for the existing entry , the entry " Village Selakui, Central Hope Town and Camp 

Road ” shall be substituted ; 
( ii ) in column (4 ), for the entries “ 235 to 259, 270 / 131Mi” , the entries “ 235 to 243 , 245 , 

248 to 256 , 258 , 259 " shall be substituted ; 
(f) against S .No. 12 , in column (4 ), for the entries “ 1033 to 1051 , 990 to 1002 ” , the entries “ 1033 to 1047 , 

1049 to 1051 , 990 to 995 , 997 to 1002” shall be substituted ; 


1552 GI/ 05 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — Sec.3(1)] 


(ii) in Category ( B ) , in the Table , 
( a ) against S .No. 1, in column ( 4 ), the entries “ / 185B , 1184A , 1184B , 1207A , 1208 , 1208B ” 

shall be omitted ; 
(b ) against S.Nos.3 , 4 and 5 , the entries in column (2 ) to (5 ) shall be omitted ; 
( c ) against S.Nos.6 and 7 , in column (5 ) , for the existing entry , the entry " Rishikesh ” shall respectively be 

substituted ; 
(d ) against S .No .8 , in column (5) , for the existing entry , the entry " Vikas Nagar ” shall be substituted ; 


( iii) in Category (C ), in the Table , 
(a ) against S .Nos . 10 to 21, in column (5 ) , for the existing entry , the entry “ Dehradun Sadar" shall 

respectively be substituted ; 
(b ) against S.Nos.22 and 23, in column (5 ), for the existing entry, the entry " Chakrata ” shall 

respectively be substituted ; 
(c ) against S .Nos.24 to 42 , in column (5 ), for the existing entry , the entry " Vikas Nagar " shall respectively 

be substituted ; 
( d ) against S .No.43 , entries in column (2 ) to (5 ) shall be omitted ; 
( e ) against S . Nos .44 to 53 , in column (5 ) , for the existing entry , the entry " Vikas Nagar " shall respectively 

be substituted ; 


( iv ) in Category (D ), in the Table, 
( a ) against S .Nos.1 to 14 , in column (5 ), for the existing entry , the entry “ Dehradun Sadar " shall 

respectively be substituted ; 
(b ) against S.No 15, in column (5 ), for the existing entry , the entry " Vikas Nagar" shall be 

substituted ; 
(c ) against S .No. 16 , 

(i) in column (4) , the entries “ 2493 , 3111B ; 3242A , 3243Rh , 3244Rh” shall be omitted ; 

( ii ) in column (5 ), for the existing entry, the entry " Vikas Nagar” shall be substituted ; 
(d ) against S.Nos. 17 to 20 , in column (5 ), for the existing entry , the entry " Vikas Nagar " shall respectively 

be substituted ; 


2 


(C ) in sub -heading “ (5 ) DISTRICT -HARIDWAR ” , 
( i) in Category (A ), in the Table ,- 

(a ) against S . No. 1, in column ( 3 ) , for the entry " Jamalpur” , the entry " Jamalpur Khurd ” shall be 

substituted ; 
(b ) against S .No.6 , in column (4 ), for the existing entries , the entries “ 1 to 151 , 295 to 308, 312 to 349 , 

362 , 364 to 370 , 386 to 394 , 401 to 403 , 406 , 419 to 423 , 425 , 431, 432 , 436 to 458 , 460 to 485, 488 , 

507 , 511, 594 , 609 ” shall be substituted ; 
(c ) against S.No.10 , in column (4 ), for the existing entries , the entries " 3 , 4 , 6 , 8 , 18 to 102 , 104 to 107, 

111 , 112 , 115 , 116 , 119 , 120 , 123, 125 , 126 , 131 to 146 , 148 to 159, 162 to 346 , 351, 352 , 356 to 
362 , 364 to 378 , 394 , 599 to 602 , 604 , 605 , 607 , 610 , 615 , 638 , 654 to 671 ,673 to 675 , 679 , 680 , 
683 to 689 , 691 to 746 , 748 to 789, 791 to 801, 808 to 812 , 841 , 843 , 855 to 861 , 892 , 926 , 
932 , 933, 937 to 940 , 947, 956 , 957 , 972 , 979 , 986 , 1000 to 1011, 1015 ” shall be substituted ; 


( ii ) in Category ( B ), in the Table , 
(a ) against S .No. 4 , in column ( 4 ) , for the existing entries , the entries “ 813 , 815 , 818to 822 , 824 to 830 , 

832 , 834 to 840 , 843 to 852 , 855 to 862 , 864 , 866 , 869 , 870 , 872 , 873 , 1092 ” shall be 

substituted ; 
( b ) against S .No. 10 , in column ( 4 ) , for the existing entries , the entries “ 134 , 135 , 144 to 196 , 204 to 211, 

213 to 228 , 249 to 279 , 281, 287 , 289 to 296 , 298 , 251/300 ” shall be substituted ; 


( iii ) in Category (C ), for heading, the heading “ Existing Industrial Activity in Non Industrial Area " 

shall be substituted ; 


( D ) in sub -heading “ ( 6 )DISTRICT -NAINITAL” , in Category (A ), in the Table,- i 
(a ) against S .No.2 , in column (4 ), for entries “ 1110 to 1152 , 581, 347 " , the entries “ 1110 to 1136 , 1138 to 

1142 , 1 144 , 1145 , 1147 to 1152 " shall be substituted ; 
(b ) against S .No. 3, in column ( 5 ), for the existing entry , the entry “ Nainital ” shall be substituted ; 


[ T ] - - CE 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


_ 


- 


( 4 ) 


( E ) in sub -heading " (7 ) DISTRICT - PITHORAGARH ” , 
(i) in Category ( A ), in the Table , for S .No. 1 and the entries relating thereto , the following shall be substituted 

namely : 
( 1 ) 1 . (2 ) 
( 2 ) L (3 ) 

(5 ) 
“ 1. Industrial Estate 

Kasani Khatauni No.7 

Pithoragarh 
Vin , Pithoragarh 
Industrial Estate 

Ghorpatta Khatauni No. 1570 , 1571, 

Munsyari” 
Munsyari 

1573 to 1579 , 1581 to 1583 , 
1591 to 1594 


( F ) in sub -heading “ (8 )DISTRICT - PAURIGARHWAL” , 
( i) in Category ( A ), in the Table , 

(a ) against S.No.4 , in column ( 4 ), for the entries “ 16 to 19 " , the entries " 16 , 17, 19 ” , shall be substituted ; 
(b ) against S .No .5 , in column ( 4 ), the entries " 26 , 54A and 54B ” shall be omitted ; 


(ii) in Category (D ) , in the Table , against S.No.1, in column (4 ), the entries “ 51, 49 and 42” shall be 
omitted ; 


(G ) in sub -heading “ (11) DISTRICT –UDHAM SINGH NAGAR ”, 
(i) in Category (A ), in the Table , against S.No. 1, for the entries in column (3 ) and (4 ), the entries “ Sandkhera 

Kashipur ” and “ 17 /1 , 18 /2 , 18/4 , 31/ 1, 31/2 , 13 / 1, 13/ 2, 20 , 21 , 28, 37 to 39 , 42" shall respectively be 
substituted ; 


( ii ) in Category ( B ), in the Table, 

(a ) against S .No.1, in column (4 ), the entries “ 3, 5 to 11, 13, 15, 18 , 19 " shall be omitted ; 
( b ) against S .No.2 , in column (4 ), for the existing entries, the entries “ 1 , 4 to 22 , 23a , 24 , 26 , 29 , 31, 32a , 

33b , 35a, 16 / 1 , 38 to 40, 13b , 25 to 28 , 296 , 306 , 35b , 34 , 36 , 3b " shall be substituted ; 
( c ) against S .No. 3 , in column (4 ) , for the existing entries, the entries “ I to 4 , 5a, 10a, 15” shall be 

substituted ; 
( d ) against S . No . 4 , , in column ( 4 ) , for the existing entries , the entry “ 2 ” shall be substituted ; 
(e ) against S .No . 15 , in column (4 ), for the existing entries , the entries “ Mi, 22Mi, 58Mi, 59Mi, 3 to 

30 , 54 to 59 , 61 to 64, 161 to 163, 165 , 143 to 150 , 169 to 176 , 186 " shall be substituted ; 
(f) against S .No. 17 , in column (4 ), for the existing entries, the entries “ 210 , 214 , 217 ” shall be 

substituted ; 
(g ) against S . No . 18 and 19, the entries in column (2 ) to ( 5 ) shall be omitted ; 


( iii ) in Category (C ), 

(a ) for heading , the heading “ Existing Industrial Activity in Non Industrial Area” shall be substituted ; 
(b ) in the Table, 

( i) against S.No.13 , in column ( 4 ), the entries “ 12 , 13Mi” shall be omitted ; 
( ii) against S .No. 14 , in column (4 ), the entries “ 25B , 26B , 170 , 15/ 1, 116 ” shall be omitted . 


( 4 ) after ANNEXURE II , the following shall be inserted , namely: 


" ANNEXURE -III 


(1 ) DISTRICT-HARIDWAR 


Khasra Nos. 


S . 
No . 


Name of 
Tehsil 


l 


Name of the 
Industrial 
Estates/ 

Area 
TIE -BHEL , 
Haridwar and 
Ancillary 
Estates 


Name of the 
Villages coming 

in Industrial 
Estate / Area 

Rawali 
Mahdood 


NAVN 


Haridwar 


1 , 2 , 5, 7 , 9 to 17 , 103, 108 to 110 , 113 , 114 , 117 , 118, 
| 121 , 122 , 124 , 127 to 130 , 147 , 160 , 161, 347 to 350 , 

353 to 355 , 363, 379 to 393, 395 to 400 , 672 , 676 to 
678 , 681, 682 , 690 , 747 , 790 , 802 to 807 


1552 GI/05 - 4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - -Sec . 3 (0) ] 


AL 


12, 4 , 6 , 8 to 10 , 14 , 17 , 18 , 20 , 21 , 23 , 25, 57 , 58 , 60 , 

64 , 66 


Haridwar 


Haridwar 


1016 , 1025 , 1028 , 1030 , 1056 , 1057, 1059, 1070 , 
1071 , 1083, 1113 


2 / 1 to 30 , 68 / 1 


Haridwar 


JIE -BHEL , Jwalapur 
Haridwar and 
Ancillary 

Estates 
NIE -BHEL , Ahmedpur 
Haridwar and Kadach 
Ancillary 

Estates 
IIE -BHEL , Mayapuri 
Haridwar and 
Ancillary 

Estates 
TIE - BHEL , Rawali 
Haridwar and Mahdood 
Ancillary 

Estates 
IIE -BHEL , | Jamalpur Khurd 
Haridwar and 
Ancillary 

Estates 
Industrial Bantakhedi 

Estate , 
Bantakhedi 


888m , | Haridwar 


| 593 to 599 , 600m , 607 /2m , 608 , 882m , 
890 /2m , 891m , 893 to 903 , 903m 


6 . 


Haridwar 


68 to 115 , 116m , 118m to 122m , 124m to 130m , 
137m to 160m , 183m , 184m , 187m to 188m , 190m , 
191m , 193m to 197m , 199m to 290m , 292m to 
313m , 315m to 320m , 322m to 342m 
6 to 12 , 91 to 94 , 96 to 114 


Roorkee 


(2) DISTRICT-UDHAMSINGHNAGAR 


LS. 


Khasra Nos . 


Name of 
Tehsil 


No. 


Name of the 
Industrial 
Estates/ 
Area 


Name of the 

Villages 
coming in 
Industrial 
Estate ! Area 
Kalyanpur 


IIE - Pantnagar 


Kichha 


126 , 135 , 136 , 138 to 141, 151 to 160 , 164 , 167, 
187, 189, 261 to 263, 265 to 269, 273 to 276 , 278 to 
289, 291, 293, 294 , 296 to 313, 315 to 318, 337 to 
341 , 372 to 428 , 
109 to 112 , 116 
1 , 3 , 5 , 7, 9 , 11, 13 , 15, 17, 19 , 20, 22 , 24 , 25 


IIE - Pantnagar 
IIE - Pantnagar 


Kichha 
Kichha 


Jagatpur 
Shimla 
Bahadur 
Phoolbagh 
Lalarpatti 


Kichha 
41 , 49 to 54 , 205 to 209 , 211 to 213 , 215 , 216 
36 , 39, 45, 79, 94 , 122 , 127 to 130, 132 , 138 , 142, 145 , | Sitarganj 
147 , 149, 157 , 159 , 160, 163, 167 to 169, 172 , 173 


Meravahrana | 37 , 30 / 1, 23A , 32v (ba ), 16 , 23B , 33 , 32A 


Sitarganj 


IIE - Pantnagar 
Industrial 
Region / Estate 
Sampurnanad 
jail kemp 
( IIE -Sitarganj) 
Industrial 
Estate 
Sampurnanad 
jail kemp 
( IIE - Sitarganj) 
Industrial 
Estate 
Sampurnanad 
jail kemp 
(IIE -Sitarganj ) 


Ukroli 


| 7 to 9 , 9 /1 , 9 /2 , 11 


Sitarganj 


[ 4T1 II - Que 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


MAN 


27 , 27Mi, 28Mi, 48Mi, 49Mi, 30Mi, 34Mi 


Kashipur 


Narayan Nagar 
Industrial 
Estate 


Hempur 

Ismyle, 
Shivlalpur 

Dallu , 
Kundeswara 


(3 ) DISTRICT- DEHRADUN 


M 


S . 


No . 


Name of the 
Industrial 
Estates/ 
Area 


- 


Patel Nagar 


I 


I. T .Park 
Dhaoran Khas 


ME 


I. T . Park 
Dhaoran Khas 


Name of the Khasra Nos. 

Name of 
Villages 

Tehsil 
coming in 

Industrial 
Estatel Area 
Dehrakhas 646 , 1.148 to 1169, 1183 to 1187, 1189 to 1203, 1206 , Dehradun 
1207, 1210 to 1216 , 1192 , 1196 , 1197, 433 

Sadar 
Gujrada 446 Ga, 447 Ka, 447 Kha, 4476a, 449 Angah 

Dehradun 

Sadar 
wala 
Dhaorankhas 79, 80Mi, 81 , 82, 83Mi, 84Mi, 148Mi, 149 Mi, 150 , Dehradun 

151, 152Mi, 153Mi, 154Mi, 155Mi, 156 to 158 , 159 Mi, Sadar 

160, 161Mi, 163Mi, 164 to 173 
Danda 77 Ka, 77Kha 

Dehradun 
Nooriwala 

Sadar 
Danda 23, 29, 30Kha, 37Kha, 200Ka, 200Kha 

Dehradun 
Dhaoran 

Sadar 
Central Hope 309, 310 , 311 , 312 , 313 , 316 , 300 to 305 , 307 , 322 /1 to Dehradun 
Town 322 / 3 , 298 Mi, 262 Mi, 122Mi, 128 , 208 , 232 to 234 , Sadar/ 

264 , 270 / 1391 , 274 / 1397, 283/ 1401, 293 / 1402 , | Vikash 
270 / 1391Mi 

nagar 
CentralHope | 1034 M , 1 / 1 /3 M , 1 / 1 /M , 959 , 960, 1007, 1020 , 1032 , Dehradun 
Town 1053 , 1056Mi, 323/4, 323/ 3, 323Mi, 322 

Sadar 


I. T . Park 
Dhaoran Khas 

I. T . Park 
Dhaoran Khas 

Selakui 


AM 


ME 


6 . 


Selaqui 
(Camp Road) 


V 


8 . 


Lal Tappar 


9 . 


Mohbewala 
Industrial 

Area 


Majri Grant 3928 to 3936 , 3938 to 3945 , 3958 to 3960, 3972 to Dehradun 

3974 , 3914 to 3916 , 3839 Ka, 3864 , 3865 , 3862, 3871 | Sadar 
to 3874 , 3879 to 3885 , 3849, - 3844 , 3832 , 3828, 
3829 , 3831, 3982 , 3982Ka, 3982Kha , 3983, 3975, 
3988 , 4003, 4005 , 4008 , 4051, 3984 , 3833 , 3834Ka, 

3985 , 3986 
Mohbewala | Mohabewala : 1 to 147, 149 to 177 , 179 to 180 , 188D , Dehradun 
Chandrabani 199 to 203, 296D 

Sadar 
Khalsa 
Arcadia Grant Chandrabani Khalsa : 70 , 102 , 115 to 127 , 129 , 131 to 

133 , 135 to 152, 155 , 156 , 158 to 193 
Arcadia Grant: 2330 /1 , 2330 /2, 2343, 2344 , 2346 , 
2352 , 2353MiZA , 2354 to 2361Ch ZA , 2362 to 2365 , 
2366Mi, 2367 


(4 ) DISTRICT - ALMORA 


UN 


S . 


Khasara Nos . 


Name of the 

Industrial 
Estates/ Area 


Name of 
Tehsil 


No. 


Name of the 
| Villages coming 
in Indl. Estate / 

Area 
Syalidhaar 
Adhaeli Tewari 


Syalidhaar 


656 , 662, 663, 664 , 799 /975 


Almora 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II —- SEC. 3 (1) ] 


Pataldevi 


2827 


Almora 


Pataldevi 
[pandey khola ] 


RICT-NAINITAL 


Khasra Nos . 


No . 


Name of the 
Industrial 
Estates/ 

Area 
UPSIDC 
Industrial. 
Area , Bhimtal 


Name of the 
Villages coming 

in Industrial 
Estatel Area 


Name of 
Tehsil 


ve 


Aanu 


1224 , 966M , 968M , 581/ 1347 


Nainital 


Khasra Nos . 


Name of 
Tehsil 


(6 ) DISTRICT- PITHORAGARH 

Name of the Name of the 
No. Industrial Villages 

Estates/ coming in 
Area 

Industrial 

Estatel Area 
1. Industrial Estate | Ghorpatta 

Munsyari 


w 


Khatauni No . 1567 


Munsyari 


( 7 ) DISTRICT -PAURIGARHWAL 


VWm 


Khasra Nos . 


S . 
No . 


Name of 
Tehsil 


M 


| 18 / 1 


Kotdwar 


Name of the | Name of the 
Industrial | Villages coming 
Estates/ 

in Industrial 
Area 

Estate ! Area 
Govt. Industrial Balbhadrapur 

Estate , 
Balbhadrapur 

UPSIDC | Jashodharpur 
Industrial Area, 
Jashodharpur 


39, 40 , 43/208 , 53, 54ka , 54kha , 60ka , 61, 62 


Kotdwar 


[F. No. 354 /122 /2002- TRUI 
V. SIVASUBRAMANIAN, Dy. Secy. 


Note : - The principal notification No . 50 /2003 - Central Excise , dated the 10th June, 2003 , was published in the 
Gazette of India , Extraordinary [G . S .R . 472 (E ), dated the 10th June, 2003 ] and was last amended by notification 
No . 27 /2004 -Central Excise, dated the 9th July, 2004 [G . S . R 418 ( E ), dated the 9 " July , 2004 ). 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 . 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


